निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 742 ) 


5 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 27 सितम्बर 2013 


वित विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 सितम्बर 2013 
सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10012 - 10079-विo — बिहार लेखा सेवा की मूल कोटि के पे-बैंड 
रूपये 15600 - 39100 / - , ग्रेड - पे रूपये 5400 / - के निम्नांकित 68 पदाधिकारियों को वरीय लेखा 
पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पे-बैंड रूपये 15600- 39100 / -, ग्रेड -पे रूपये 6600 / - में प्रोन्नति देते हुए 
निम्नांकित रुप से पदस्थापित किया जाता है : 

सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10012-वि0 — श्री कामेश्वर ओझा, सहायक बजट नियंत्रक, वित्त 
विभाग को अगले आदेश तक अवर बजट नियंत्रक - सह - अवर सचिव , वित विभाग के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


__ सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10013-वि0 - श्री अजय कुमार ठाकुर , लेखा पदाधिकारी, वित 
विभाग को अगले आदेश तक अवर बजट नियंत्रक - सह - अवर सचिव , वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10014- विo — श्री संजीव मित्तल, लेखा पदाधिकारी , वित विभाग को 
अगले आदेश तक अवर बजट नियंत्रक - सह - अवर सचिव , वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10015-वि0 – श्रीमती अनीता रानी, लेखा पदाधिकारी , वित विभाग 
को अगले आदेश तक अवर बजट नियंत्रक - सह - अवर सचिव , वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35/ 2011 - 10016 -वि0 - श्री संजय कुमार III, लेखा पदाधिकारी, वित विभाग 
को अगले आदेश तक अवर बजट नियंत्रक - सह- अवर सचिव , वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 सितम्बर 2013 
सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10017-वि0 – श्रीमती रूपम , सहायक निदेशक , भविष्य निधि 
निदेशालय , पटना को अगले आदेश तक सहायक निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय , पटना के पद को 
वरीय लेखा पदाधिकारी के समकक्ष पद में उत्कमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10018 -वि0 - श्री प्रताप भानु कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
मुंगेर को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10019 -वि0 — श्री नंद किशोर सिंह , उप कोषागार पदाधिकारी , 
निर्मली को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


सं० को0प्र0 / स्था0 -35 / 2011 - 10020 -वि0 — श्री सत्य प्रकाश नारायण , सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन, पटना को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , 
भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10021 -वि0 — श्री अमरेश कुमार , लेखा पदाधिकारी, वित विभाग को 
अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , वीरपुर के पद को उत्क्रमित करते हुए वरीय कोषागार 
पदाधिकारी, वीरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35/ 2011 -10022-वि0 — श्री शैलेश कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , जमुई 
को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10023-वि0 — श्री नील कमल, सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
गोपालगंज को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10024-वि0 श्री रिजवान अहमद , सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
गया को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10025 -वि0 — श्री बिनोद कुमार तिवारी, सहायक कोषागार 
पदाधिकारी , बेतिया को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, बेतिया के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


ना 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10026 -वि0 - श्री सुभाष कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
कटिहार को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35/ 2011 - 10027 -वि0 श्री अभय कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
औरंगाबाद को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10028 -वि0 — श्री राकेश कुमार पंकज , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
शिवहर को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , शिवहर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है। 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10029 -वि0 श्री चंदन कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
किशनगंज को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011-10030 -वि0 — श्री सुशील कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
जहानाबाद को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10031 -विo - श्री श्रवण कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
मधेपुरा को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 सितम्बर 2013 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35/ 2011 - 10032-वि0 — श्री धनंजय मिश्रा, सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
भोजपुर को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है। 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10033-वि0 — श्री निर्भय कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी, बॉका 
को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, बॉका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10034-वि0 — श्री राम बालक कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
दरभंगा को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10035 -वि0 — श्री शंभु कुमार आर्य, सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
सहरसा को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10036 -वि0 — श्री नवल किशोर यादव , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
समस्तीपुर को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35/ 2011- 10037 - श्री देवेन्द्र कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय 
को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 

__ सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35/ 2011- 10038- विo — श्री रमेश कुमार वर्णवाल , सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सीतामढ़ी को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10039-वि0 श्री राम सुखित राय , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
मधुबनी को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया 


जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0- 35 / 2011 - 10040 -वि0 श्री राजेश कुमार सिंह II , सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, हाजीपुर को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , हाजीपुर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10041 -वि0 — श्री सुकर पासवान , सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
बक्सर को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10042-विo — श्री सत्य नारायण पासवान , सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, नालंदा को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, नालंदा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10043 -वि0 - श्री रमेश कुमार सुमन, सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
सिवान को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10044-वि0 — श्री विनय कुमार , उप कोषागार पदाधिकारी , महुआ 
को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, महुआ के पद को उत्क्रमित करते हुए वरीय कोषागार 
पदाधिकारी , महुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10045 -वि0 - श्री राणा सुजीत कुमार टुनटुन , उप कोषागार 
पदाधिकारी, बेनीपुर को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , बेनीपुर के पद को उत्कमित करते हुए 
वरीय कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35/ 2011- 10046 -वि0 श्री संजय कुमार सिंह , उप कोषागार पदाधिकारी, 
झंझारपुर को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, झंझारपुर के पद को उत्कमित करते हुए वरीय 
कोषागार पदाधिकारी , झंझारपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 27 सितम्बर 2013 
सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10047 -विo - श्री मुराद अली, उप कोषागार पदाधिकारी , मोकामा 
को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, मोकामा के पद को उत्कमित करते हुए वरीय कोषागार 
पदाधिकारी , मोकामा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10048 -वि0 — श्री संजय विश्वास , उप कोषागार पदाधिकारी , 
फारबिसगंज को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, फारबिसगंज के पद को उत्कमित करते हुए 
वरीय कोषागार पदाधिकारी, फारबिसगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10049 -वि0 — श्री अरविन्द कुमार वर्मा, उप कोषागार पदाधिकारी , 
शेरघाटी को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , शेरघाटी के पद को उत्क्रमित करते हुए वरीय 
कोषागार पदाधिकारी, शेरघाटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10050 -वि0 — श्री राज कुमार , उप कोषागार पदाधिकारी, रोसड़ा को 
अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, रोसड़ा के पद को उत्क्रमित करते हुए वरीय कोषागार 
पदाधिकारी , रोसड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10051-वि0 — श्री मो0 जाकीर हुसैन, उप कोषागार पदाधिकारी, बाढ़ 
को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10052 -वि0 — श्री संतोष कुमार I, उप कोषागार पदाधिकारी, बगहा 
को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, बगहा के पद को उत्कमित करते हुए वरीय कोषागार 
पदाधिकारी, बगहा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


FREE 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10053-वि0 — श्री कुमार राकेश, सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
मोतिहारी को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10054 -वि0 - श्री राशीद तनवीर , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
नवादा को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10055 -वि0 - श्री अरूण कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
भागलपुर को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , दानापुर के पद को उत्कमित करते हुए वरीय 
कोषागार पदाधिकारी , दानापुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10056 -विo — श्री मनीष कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
पूर्णियाँ को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , नवगछिया के पद को उत्कमित करते हुए वरीय 
कोषागार पदाधिकारी , नवगछिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10057 -वि0 श्री शशिकांत आर्य, सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
पटना समाहरणालय कोषागार, पटना को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , शेखपुरा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10058 -वि0 - श्री मो0 जमील, सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , दलसिंहसराय के पद को उत्कमित करते हुए 
वरीय कोषागार पदाधिकारी, दलसिंहसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10059 -वि0 श्री रविशचंद्र प्रसाद , सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
सचिवालय कोषागार , विकास भवन , पटना को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, दाउदनगर के पद 
को उत्कमित करते हुए वरीय कोषागार पदाधिकारी, दाउदनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10060 -विo - श्रीमती शोभावती कुमारी , सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, पटना समाहरणालय कोषागार , पटना को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी के 
पद को उत्कमित करते हुए वरीय कोषागार पदाधिकारी , मसौढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 सितम्बर 2013 


LN 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10061 -वि0 - श्री मनोज कुमार , उप कोषागार पदाधिकारी, लालगंज 
को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , डुमराँव के पद को उत्कमित करते हुए वरीय कोषागार 
पदाधिकारी, डुमराँव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10062-वि0 श्री संजय कुमार II , सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
सचिवालय कोषागार , निर्माण भवन , पटना को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , हिलसा के पद को 
उत्क्रमित करते हुए वरीय कोषागार पदाधिकारी , हिलसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 को0प्र0 / स्था0- 35 / 2011 - 10063-वि0 — श्री वासुकी नाथ, सहायक कोषागार पदाधिकारी , नालंदा 
को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10064-वि0 - श्री जीवेन्द्र कुमार जयंत , सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , निर्माण भवन , पटना को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, 
लालगंज के पद को उत्कमित करते हुए वरीय कोषागार पदाधिकारी, लालगंज के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10065 -विo — श्री महंथ स्वरूप , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
सासाराम को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, डिहरी के पद को उत्क्रमित करते हुए वरीय 
कोषागार पदाधिकारी, डिहरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10066 -वि0 – श्रीमती जया रानी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, 
सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन , पटना को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , बाढ़ के पद को 
उत्कमित करते हुए वरीय कोषागार पदाधिकारी, बाढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10067 -वि0 — श्री आलोक कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
सासाराम को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सासाराम के पद को उत्कमित करते हुए 
उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10068 -वि0 श्री राकेश कुमार चौधरी , जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी , मोतिहारी को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , मोतिहारी के पद को 
उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0- 35 / 2011- 10069 -विo — श्री मनीष कांत झा , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , 
मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद को उत्क्रमित 
करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10070 -विo — श्री किशोर कुमार कामत , जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी , गोपालगंज को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10071-वि0 — श्री ब्रजेश, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना को 
अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना के पद को उत्कमित करते हुए उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10072 -वि0 — श्री अशोक कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, 
गया को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, गया के पद को उत्कमित करते हुए उक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10073 -विo — श्री राजेश प्रसाद यादव , जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी , भोजपुर को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, भोजपुर के पद को उत्क्रमित 
करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10074-विo — श्री राम प्रवेश यादव , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, 
समस्तीपुर को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद को उत्क्रमित करते 
हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 27 सितम्बर 2013 
सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10075 -वि0 — श्री राजेश कुमार सिंह I, जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी, मुंगेर को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , मुंगेर के पद को उत्क्रमित 
करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011 - 10076 -वि0 श्री राजेन्द्र कुमार चंद्रवंशी, जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी, पूणियाँ को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , पूर्णिया के पद को उत्क्रमित 
करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10077 -वि0 – श्रीमती बिन्दु वादिनी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , 
भागलपुर को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , भागलपुर के पद को उत्कमित करते हुए 
उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10078-वि0 — श्री राजीव कुमार गुप्ता, जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर ) को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, वैशाली ( हाजीपुर ) 
के पद को उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10079-वि0 — श्री सनोज कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , 
जहानाबाद को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जहानाबाद के पद को उत्क्रमित करते 
हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

प्रोन्नति प्राप्त उपर्युक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि 
से देय होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजीव हंस , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 742- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


